रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


SEAN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , जुलाई 11, 2019 / आषाढ़ 20 , 1941 
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 11, 2019 /ASHADHA 20 , 1941 


सं . 2248 ] 
No. 2248 ] 


विधि और न्याय मंत्रालय 
(विधायी विभाग) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2019 
का . आ . 2473( अ). - 16वीं लोक सभा की अवधि के पूरा होने पर , नई लोक सभा को गठित करने के लिए साधारण 
निर्वाचन करने का विनिश्चय लिया गया था ; 

और निर्वाचन आयोग की सिफारिश के अनुसरण में , अधिसूचना सं . 1389( अ), तारीख 19 मार्च, 2019 को राष्ट्रपति 
द्वारा तमिलनाडु राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उनतालीस सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए, जिसमें अन्य बातों के साथ 
8- वैल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सम्मिलित है, जारी की गई थी ; 

और निर्वाचन आयोग की सिफारिश के अनुसरण में अधिसूचना सं. 1389( अ ) तारीख 19 मार्च, 2019 को भागत : 
विखंडित करने वाली अधिसूचना सं . 1609( अ) तारीख 16 अप्रैल , 2019 राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई, जहां तक उसका संबंध 
8 - वैल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन कराने से है । 

और भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी कार्यवाहियां तारीख 4 जुलाई, 2019 द्वारा तमिलनाडु के 8- वैल्लोर संसदीय 
निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन कराने और निर्वाचन के लिए नई अधिसूचना जारी करने की सिफारिश की थी ; 

__ अत :, अब राष्ट्रपति , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43 ) की धारा 14 की उपधारा ( 2) के अनुसरण 
में उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा किए गए आदेशों के अनुसार तमिलनाडु राज्य में 8- वैल्लोर 
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन कराने का अनुरोध करते हैं । 

[ फा . सं . एच - 11024 (1)/ 2019-विधायी -II] 

डॉ . रीटा वशिष्ट , अपर सचिव 


3539 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 


(Legislative Department ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 11th July , 2019 
S .O . 2473(E ). — Whereas it was decided to hold the general election for constituting a new House of 
the People , on the expiration of the term of Sixteenth House of the People ; 

And whereas in pursuance of the recommendation of the Election Commission , a notification number 
1389 ( E ) dated 19th March , 2019 was issued by the President calling upon the Parliamentary Constituencies in 
the State of Tamil Nadu to elect thirty nine Members which , interalia , included the 8 -Vellore Parliamentary 
Constituency ; 

And whereas in pursuance of the recommendations of the Election Commission , a notification 
number 1609 (E ) dated 16 April , 2019 was issued by the President partially rescinding the notification 
number 1389 ( E ) dated 19th March , 2019 , in so far as it relates to calling upon the 8 - Vellore Parliamentary 
Constituency ; 

And whereas the Election Commission of India vide its proceedings dated 4th July , 2019 
recommended to hold election and issue of fresh notification calling election from 8 -Vellore Parliamentary 
Constituency of Tamil Nadu ; 

Now , therefore , in pursuance of sub - section (2 ) of section 14 of the Representation of the People Act, 
1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the 8 -Vellore Parliamentary Constituency in the State 
of Tamil Nadu to elect the Member in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and 
orders made thereunder. 

[ F . No. H - 11024 ( 1)/ 2019 -Leg . II ] 
Dr. REETA VASISHTA , Addl. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 

Digitally signed by 

MANOJ KUMAR VERMA 
VERMA 

Date: 2019.07.11 
18 : 20 :29 + 05 30 


